निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 फाल्गुन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 235 ) पटना , वृहस्पतिवार 15 मार्च 2018 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

13 फरवरी 2018 
सं० 11 / वित्त रहित 16 - 07 / 2015 - 168 — विभागीय अधिसूचना संख्या 513 दिनांक 13. 05.2015 द्वारा 
अधिसूचित राज्य अपीलीय प्राधिकार एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 1068 दिनांक 08.09 . 2015 द्वारा उक्त प्राधिकार के 
अध्यक्ष पद पर नियुक्त श्री यू०एन० पंजियार , भा०प्र०से० ( सेवानिवृत) को विभागीय अधिसूचना संख्या- 2179 दिनांक 
08.09.2017 के द्वारा उन्हें अपने कार्य के अतिरिक्त शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या० - 11 / वि०र० 
16 - 07 / 2015- 972 दिनांक 19.05. 2015 के द्वारा अधिसूचित बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान प्राधिकार नियमावली, 
2015 के अन्तर्गत "बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान प्राधिकार के दायित्वों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत किया 
गया था । 

2. विभागीय अधिसूचना संख्या - 132 दिनांक 09.02. 2018 द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या - 513 दिनांक 
13.05. 2015 अन्तर्गत अधिसूचित राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति श्री के०के० मण्डल, पटना उच्च 
न्यायालय ( सेवानिवृत ) को नियुक्त किया गया है । उन्हें अपने कार्य के अतिरिक्त शिक्षा विभाग की अधिसूचना 
संख्या० -11 / वि०र० 16 - 07 / 2015 - 972 दिनांक 19.05.2015 के तहत अधिसूचित बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान 
प्राधिकार नियमावली , 2015 के अन्तर्गत "बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान प्राधिकार " के अध्यक्ष - सह - न्यायिक सदस्य 
के दायित्वों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है । 

3. साथ ही , बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान प्राधिकार नियमावली, 2015 के नियम - 5 के तहत प्राधिकार के 
न्यायापीठ का गठन एक न्यायिक सदस्य एवं एक प्रशासनिक सदस्य को मिलाकर किए जाने का प्रावधान है । तदनुरूप 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 मार्च 2018 
न्यायमूर्ति श्री के०के० मण्डल , पटना उच्च न्यायालय ( सेवानिवृत) एवं श्री यू०एन० पंजियार, भा०प्र०से० ( सेवानिवृत ) को 
मिलाकर उक्त प्राधिकार के न्यायापीठ का गठन किया जाता है । 
4. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रॉबट एल० चोंग्यू, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 235 - 571 + 1000 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


